रजिस्ट्री सं० डीएल० -33004/97 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 97 


. 


- 


- 


- 


.: 


"- 


मयमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग । - खण्ड - 1 
PARTI - Section - - 1 


( 
/ 
د 


( 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- ana 


सं066 ] 
No. 66] 


नई दिल्ली, मंगलवार , अप्रैल 1, 1997 / चैत्र 11, 1919 
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 1997 /CHAITRA 11, 1919 


3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : -- 


श्रम मंत्रालय 
संकल्प 


नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1997 


सं . यू.- 23013 / 12 / 96 - एल . डब्ल्यू . ( . ). - ठेका श्रम ( विनियमन 
और उत्सादन ) अधिनियम , 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा , 
भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि ., मुम्बई के एल. पी. जी. और टी . डी. यू. 
संयंत्रों के प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम के उत्सादन के प्रश्न पर विचार करने के 
लिए एक समिति गठित करता है । 


" भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि . मुम्बई के एल . पी . जी . और 
टी. डी . यू. संयंत्रों में कन्वेयर बैल्ट पर सिलैंडर लादने , ढेर 
लगाने, सिलैंडरों के एक स्थान से दूसरे स्थान लाने - ले - जाने, 
उनकी जांच करने, लेबल लगाने और तेल व एल. पी . जी. वैगनों 
को सील करने के कार्यों में ठेका श्रम पद्धति के कार्यकरण का 
अध्ययन करना और उचित सिफारिश करना कि ठेका श्रम 
( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 10 के 
उपबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि ., 
मुंबई के . एल. पी. जी . और टी . डी . यू. संयंत्रों में कन्वेयर बैल्ट पर 
सिलैंडर लादने , ढेर लगाने, सिलैंडरों को एक स्थान से दूसरे 
स्थान लाने - ले - जाने, उनकी जांच करने, लेबल लगाने और तेल 
व एल . पी . जी . वैगनों को सील करने के कार्यों में ठेका श्रम का 
नियोजन प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए या नहीं । " 


2. समिति का संघरन और उसके विचारार्थविषय निम्नानुसार होंगे : 


--- सदस्य 


( 1 ) श्री सूर्यकांत वधावकर , 

कपड़ा कामगार सभा , 
कृष्ण सुदामा भवन , 
छत्रपति शिवाजी पथ , 
रेलवे स्टेशन के निकट, 
थाणे, महाराष्ट्र 


4. समिति का मुख्यालय मुम्बई में होगा । यह समिति एक माह के 
भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी । 

अरविन्द रिसबुड, निदेशक/ सचिव , 
केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड 


.. + सदस्य 


( 2 ) श्री विदुर कश्यप , 

वरिष्ठ प्रभागीय कार्मिक अधिकारी , 
बम्बई प्रभाग, पश्चिम रेलवे , 

मुम्बई 
( 3 ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 

मुम्बई 


- सदस्य संयोजक 


MINISTRY OF LABOUR 

RESOLUTION 
New Delhi, the 1st April, 1997 
No. U - 23013/ 12 /96 - LW (.).----In exercise of the powers 
conferred by Section 5 of the Contract Labour (regulation 
( 1 ) 


83561/97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I— Sec . 1 ] 


- 


and Abolition ) Act, 1970 (37 of 1970 ), the Central Advisory 
Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go 
into the question of the abolition of the contract labour in the 
establishments of LPG & TDU Plants of Bharat Petroleum 
Corporation Limited , Mumbai. 


(3 ) Regional Labour Commissioner - Member 
(Central). 

Convenor 
Mumbai. 
3 . The terms of reference of the proposed Committee 
would be as under : 


2 . The composition of the Committee and its terms of 
reference will be as under : 


- Member 


( 1) Shri Suryakant Vadhawkar, 

Textile Kamgar Sabha , 
Krishna Sudama Building , 
Chattarpati Shivaji Path , 
Near Railway Station , Thane, 
Maharashtra. 


" To Study the working of contract labour system in the 
jobs/works of loading of cylinders on Conveyer belt, stack 
ing , shifting of cylinders, checking, labelling and sealing of 
Oil and L . P. G .wagons in the L .P .G . & T .D . U . Plants of Bharat 
Petroleum Corporation , Mumbai and to make suitable 
recommendations whether or not the employment of contract 
labour in the jobs/works of loding of cylinders, on Conveyer 
belt, stacking , shifting of cylinders, checking , labelling and 
sealing of Oils and L .P .G . Wagons in the L .P .G . & T .D .U . 
Plants of Bharat Petroleum Corporation Limited ,Mumbaibe 
prohibited keeping in view the provişions of Section 10 of 
the Contract Labour (Regulation & Abolition ) Act, 1970 . " 


- - Member 


(2 ) Shri Vidur Kashyap , 

Senior Divisional Personnel 
Officer Bombay Division , 
Western Railway, 
Mumbai. 


4 . The Headquarter of the Committeewill be atMumbai. 
The Committee will submit its report within onemonth . 


ARVIND RISBUD , Director/Secy ., 
Central Advisory , Contract Labour Board . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 

und Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 -- 1997 


